निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 13 


7 चैत्र 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

28 मार्च 2018 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


. 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई ०एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 -बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 -विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग -9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि। 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग- 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


. 


3-3 


--- 


4-5 


2 


बिहार गजट , 28 मार्च 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2018 
सं 0 ई2-02-34 / 2014-1405 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नवल किशोर 
शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह- सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना को श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के निमित्त दिनांक 
13.01.2018 से 19.01.2018 तक कुल 7 ( सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 20.01.2018 से 22.01.2018 तक सार्वजनिक 
अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

27 मार्च 2018 
सं ० एल / एच ० जी०-14-14 / 2017-2553 — श्री सैयद जावेद अख्तर, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
किशनगंज को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दिनांक 30.09.2017 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु दिए गए आवेदन के 
आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-8647, दिनांक 25.09.2017 द्वारा दिनांक 30.09.2017 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृति 
प्रदान की गई । 

2. उक्त विभागीय अधिसूचना के आलोक में महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं 
अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक -3687 , दिनांक 27.09.2017 द्वारा दिये आदेश के आलोक में श्री मो ० फैज आलम , 
जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, कटिहार के द्वारा जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, किशनगंज का 
प्रभार ग्रहण किया गया । 

3. गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक -3687 , दिनांक 27.09.2017 द्वारा निर्गत आदेश 
की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 1-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 मार्च 2018 


3 


भाग- 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


0 410-- मैं अंजली अमित अम्बर पति स्व 0 अमित अम्बर, पता - ग्राम + पो 0 - पांवा, थाना - दीपनगर, जिला - नालंदा 
शपथ पत्र संख्या 5661, दिनांक 21.4.2017 के अनुसार मैं अब अंजली अमित अम्बर के स्थान पर अंजली सिन्हा के नाम से 
जानी एवं पहचानी जाउंगी । 

अंजली अमित अम्बर | 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 1-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 28 मार्च 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 एल / एच० जी०- 1512 / 2016-2397 

गृह 

विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 


23 मार्च 2018 


चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जयंत प्रताप सिंह, जिला समादेष्टा , बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी, वैशाली के विरूद्ध जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना में पदस्थापन काल में कुल 58 गृह रक्षक , 
जिन्हें दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत होना था , उनकी प्रतिनियुक्ति पटना में जारी रखी गई एवं सरकारी राशि का भुगतान 
करने आदि से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र - क में विभाग को प्रतिवेदित हुआ है (यथा - अनुलग्नक प्रपत्र क में 
वर्णित ) । 

2. उप – महासमादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ज्ञापांक -5671, दिनांक 19.12.2016 द्वारा विभाग में प्राप्त 
प्रतिवेदन के आधार पर विभाग में प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय पत्रांक -12011, दिनांक 30.12.2016 द्वारा श्री सिंह से 
बचाव अभिकथन की मांग की गई । उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी, वैशाली के पत्रांक -12 / गो ०, दिनांक -09.02.2017 द्वारा विभाग में कंडिकावार स्पष्टीकरण कराते बिहार 
वाहिनी मुख्यालय, पटना से वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरांत पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने का आवश्वासन दिया 
गया । पुनः जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के पत्रांक -74 / गो ०, दिनांक 26.09.2017 द्वारा 
अपना पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 

3. विभागीय पत्रांक -3814, दिनांक 09.05.2017 एवं पत्रांक -9409 , दिनांक 02.11.2017 द्वारा महानिदेशक 
सह – महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार , पटना से श्री सिंह द्वारा समर्पित अंतरिम एवं पूरक 
स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गई । समादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -313, दिनांक 
19.01.2018 द्वारा प्राप्त मंतव्य में दोनों आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया गया है । 


गृह रक्षा 


बिहार गजट , 28 मार्च 2018 


5 


5. श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन एवं मुख्यालय, बिहार गह रक्षा वाहिनी , पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की 
गई । सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री जयंत प्रताप सिंह, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली 
के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र - क पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के तहत 
विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए । इसके लिए संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल , पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 1-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


